> 
HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 4, 1974 (JYST. 14, 1896 SAKA) 


662 


[ PART I 


- 


राजस्व विभाग 

युद्ध जागीर 

दिनांक 25/27 मई, 1974 
क्रमांक 109 3-ज ( I)-74/14 578.-- श्री माम चन्द, पुत्र श्री जेता राम, निवासी गांव ककराला, तहसील व जिला 
महेन्द्रगढ़ को दिनांक 1 जनवरी , 1974 की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाव जंगी 
जागीर अधिनियम , 19 48 की धारा 4 तथा 2 ए (1 ) व 3( 1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री माम चन्द की मुब्लिग 200 रुपये को जागीर, जोकि उसे पंजाब / हरियाणा सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 16892- जे.एन . III- 66/20 236, दिनांक 26 सितम्बर, 1966 तथा 5041- आर- III- 70/ 29 505, 
दिनांक 8 दिसस्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब श्रीमली निम्बो, विधवा श्री माम चन्द के नाम खरीफ़ , 1974 से 
200 रुपमे वार्षिक को दर मंजूर की जाती है ! इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई . शतों के अन्र्तगत किया 
जाएगा । 

दिनांक 27/28 मई, 1974 
क्रमांक 1010-ज (1.) - 74/14730.-- श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री 

मुख राम , निवासी . गांव कालबा , तहसील नारनौल , 
जिला महेन्द्रगढ़ को दिनांक 5 अक्तूबर, 1973 को मृत्य हो जाने के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी 
जागोर अधिनियम , 1948 को धारा 4 तथा 2 ए (I ए ) एवं 3( I) के प्रधान प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री सोहन सिंह की मुब्लिग 150 रुपये की जागीर, जोकि उसे हरियाणा सरकार की अधि 
सूचना क्रमांक 3167-ज (J)-72/30 131 , दिनांक 11 अगस्त , 1972 द्वारा मंजूर की गई थी , अब ‘श्रीमती मोहरली , 
विधवा श्री सोहन सिंह के नाम खरीफ़ , 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों 
का प्रयोग सनद में दी गई शतों के अन्र्तगत किया जायेगा । 

दिनांक 29 कई, 1974 
क्रमांक 357-5(I)-74/1 49 88.-- श्री इन्दर सिंह, पुत्र श्री काहन सिंह , निवासी गांव खेड़ी, तहसील व जिला 
महेन्द्रगढ़ की दिनांक 1 5 जून , 1973 को मृत्य हो जाने के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर 
अधिनियम, 1948 की धारा 4 तथा 2ए (Iए ) व 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष 

आदेश देते हैं कि श्री इन्दर सिंह की मुग्लिग 150 रुपये की जागीर , जोकि उसे पंजाब / हरियाणा सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 9216-जे ० एन ० ( iii)-66/15625, दिनांक . 30 जून , 1966 तथा 5041- प्रार-III-70/ 29505 , 
दिनांक 8 दिसम्बर,. 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब श्रीमती चन्दरबाई, विधवा श्री इन्दर सिंह , के नाम रबी , 1974 
से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्संगत किया 
जाएगा । 

क्रमांक 771 - ज ( 1 ) -74/1 4995.--- श्री घीसा राम , पुत्र श्री पत राम , निवासी गांव कौथल खूर्द , तहसील व जिला 
महेन्द्रगढ़ को दिनांक 17 नवम्बर, 1973 को मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी 
जागार अधिनियम , 1948 की धारा 4 तया 2ए (I ए ) तथा 3( Iए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री घीसा राम की मुब्लिग 150 रुपये की जागीर , जोकि उसे हरियाणा सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 230 2-ज (1) -72/32545, दिनांक 30 अगस्त , 1972 द्वारा मंजूर की , गई 
सरवती, विधवा श्री घोसा राम के नाम खरीफ़ , 19 74 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों 
का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्र्तगत किया जायेगा । 

क्रमांक 9 26 -ज (II )-74/15008.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उस में प्राज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए) (1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपें गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये 
हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी फसल तथा राशि एव सनद 
में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का 

तहसील फसल / वर्षे जब से जागीर वार्षिक 
दी गई 

राशि 


गांव व पता 


नाम 


ܢܝܙ 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 
150 


. 


1 


सोनीपत 


पुन 


चिड़ाना 


गोहाना 


रबी , 1973 . से 


. 


श्री टेक चन्द , 

थी कीरता 
श्री विरखा राम , पुन 
श्री कुंजा 


रबी, 1973 से 


150 


. 


